निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 331 ) पटना , मंगलवार , 12 अप्रील 2016 


सं० कारा / नि0को० ( क ) - 33 / 10 - 1903 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


संकल्प 

29 मार्च 2016 
श्री उमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में 
पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 638 दिनांक 05 .02.2013 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संस्थित की गई थी । 

श्री सिंह दिनांक 29.02. 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । उनकी सेवानिवृत्ति के कारण विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक - 4950 दिनांक 21 . 08 . 2015 के द्वारा अधिरोपित दंड प्रभावी नहीं होने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43( बी ) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण 
अंक में प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 331-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


